रजिस्ट्री सं. डीएल० - 33004/97 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 97 


१ 
. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


Hel 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 -- Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


धाव 


सं. 365 ] 
No . 365 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, सितम्बर 16 , 1997 / भाद्र 25 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16 , 1997 /BHADRA 25, 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1997 
सं. 72 / 97 - सीमा शुल्क 


सा . का . नि . 545 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त ( सं. 2 ) अधिनियम, 1996 ( 1996 का 33 ) की धारा 68 की उप - धारा ( 4 ) के साथ पठित 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट वर्णन के और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची 
के अन्तर्गत आने वाले माल को , जब उसका भारत में आयात किया आए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन उस पर उदग्रहणीय 
सीमा शुल्क के उतने विशेष शुल्क के भाग से छूट देती है, जितना कि उसके मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है । 


क्र . सं . 
( 1 ) 


सारणी 
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले माल का वर्णन 

( 2 ) 
उक्त पहली अनुसूची के उप - शीर्ष सं . 0806 .20, 6902. 10, 6902. 20 या 6902. 90 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल । 
उक्त पहली अनुसूची के उप - शीर्ष सं. 2106 .90 , 2207 .10 , 2208. 20, 2208 . 30 , 2208. 40, 2208 .50 , 2208.60 , 2208. 70, 2208. 90 , 
8471. 30 , 8471. 41, 8471.49, 8471. 50 , 8471 .60, 8471. 80, 8471 . 90, 8532. 21 , 8532.24, 8533. 90, 8541. 90 या 8544.70 के 
अन्तर्गत आने वाले सभी माल । 
( क ) उक्त पहली अनुसूची के उप - शीर्ष सं. 3302. 10 के अन्तर्गत आने वाले सुपेयों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त ओडोरिफेरस वस्तुओं पर 
आधारित किसी प्रकार की निर्मितियां, जिनकी परिमाण के आधार पर अल्कोहली प्रबलता 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं है । 
( ख ) उक्त पहली अनुसूची के उप - शीर्ष सं . 8471.70 के अन्तर्गत आने वाले स्टोरेज यूनिट । 


2326GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 Sub-section (i)] 


( 1 ) 


( 2 ) 


( ग ) उक्त पहली अनुसूची के उप - शीर्ष सं . 8518. 10 के अन्तर्गत आने वाले 300 एच. जेड . से 3, 4 के . एच. जेड. की फ्रीक्वेन्सी रेन्ज वाले 
माइक्रोफोन जिनका व्यास 10 मि . मि . से अधिक नहीं हो और ऊंचाई 3 मि .मि . से अधिक नहीं हो और जिनका प्रयोग दर संचार के लिए किया 
आता है । 
( घ) उक्त पहली अनुसूची के उप - शीर्ष सं. 8518.29 के अन्तर्गत आने वाले 300 एप. जेड. से 3, 4 के . एच. जेड. की फ्रीक्वेन्सी रेन्ज वाले बिना 
हाउसिंग वाले लाउडस्पीकर ( कोन प्रकार के ), जिनका व्यास 50 मि .मि . से अधिक नहीं हो और जिनका प्रयोग दूरसंचार के लिएकिया आता है । 
( ड) उक्त पहली अनुसूची के उप - शीर्ष सं. 8523. 20 के अन्तर्गत आने वाले फ्लापी डिस्क और सी डी आर ओ एम । 
( घ ) उक्त पहली अनुसूची के उप - शीर्ष सं. 8525 .40 के अन्तर्गत आने वाले डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा । 


[ फा . सं . 341/ 80/97 - टी. आर. यू. ] 

राजीव तलवार, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th September, 1997 

No . 72/97 - CUSTOMS 


G .S . R . 545 (E ) .- - In exercise of tho powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 
Q . 1962 ), read with sub -section (4 ) of section 68 of the Finance (No. 2 ) Act, 1996 (33 of 1996 ) , the Central Government, 
being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, horeby exempts goods of the description specified in the 
Table below and falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975 ), when imported into India, 
from so much of the special duty of customs loviable thereon under sub - section (1 ) of section 68 of the said Finance Act as 
is in excess of the amount calculated at the rato of two per cent. ad valorom , 

TABLE 
S. No. Description of goods falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) 

( 2 ) 
All goods falling under sub- heading Nos. 0806. 20 , 6902. 10 , 6902. 20 or 6902. 90 of the said First Schedule . 
All goods falling under sub- heading Nos. 2106.90, 2207.10, 2208. 20, 2208. 30, 2208. 40 , 2208.50, 2208,60, 2208. 70 , 
2208. 90 , 8471. 30 , 8471. 41 , 8471. 49, 8471 . 50 , 8471 . 60 , 8471 . 80 , 8471. 90, 8532. 21 , 8532. 24, 8533. 90, 8541. 90 or 
8544. 70 of the said First Schedule. 
(a ) Preparations based on odoriferous substances, of a kind used in the manufacture of beverages, having an alco 
holic strength by volume exceeding 0. 5 % vol., falling under sub - heading No. 3302 .10 of the said First Schedule. 
(6 ) Storage units falling under sub -heading No. 8471.70 of the said First Schedule. 
(c ) Microphones having a frequency range of 300 Hz to 3 , 4 Khz with a diameter not exceeding 10 mm and a height not 
exceeding 3 mm, for telecommunication use, falling under sub- heading No. 8518. 10 of the said First Schedule . 
( d ) Loudspeakers (cone type ), without housing , having a frequency range of 300 Hz to 3 , 4 KHz with a diameter not 
exceeding 50 mm, for telecommunication use, falling under sub - heading No . 8518. 29 of the said First Schedule . 
( e ) Floppy disc and CD- ROM falling under sub - heading No . 8523. 20 of the said First Schedule. 
(f) Digital still image video cameras falling under sub-heading No. 8525 .40 of the said First Schedule . 


[ F. No. 341/ 80 / 97 -TRU) 
RAJIV TALWAR, Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997 


